पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड - 14 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 09, 1935 शक सम्वत् ) [ संख्या - 13 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


99 - 109 


1500 


83 - 87 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


। 


। 


975 


। 


975 


975 


975 
975 


1425 


99 – क 


100 


उत्तराखण्ड गजट , 30 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 09 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

वित्त ( वे0आ0 - सा०नि० ) - 7 

कार्यालय ज्ञाप 

15 जनवरी , 2013 ई० 
संख्या 361 / XXVII( 7 ) / 07 ( VI ) / 2012 - सामान्य भविष्य निधि ( उत्तराखण्ड ), नियमावली, 2006 के नियम 11 ( 1), 
अंशदायी भविष्य निधि ( उत्तर प्रदेश), नियमावली के नियम 11 ( 1) तथा अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा नियमावली, 1984 
के नियम 9 जो उत्तराखण्ड में लागू हैं एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 01 - 10 - 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों 
के अनुसार श्री राज्यपाल , उत्तराखण्ड घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि , अंशदायी भविष्य निधि, उत्तराखण्ड, अंशदायी 
भविष्य पेंशन बीमा निधि एवं नई अंशदान पेंशन योजना में अभिदाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012 - 2013 में जमा धनराशि तथा 
उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01 - 04 - 2012 से 8. 8 प्रतिशत ( आठ दशमलव 
आठ प्रतिशत ) होगी । उक्त दर 01 अप्रैल, 2012 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगी । 

आज्ञा से , 


राधा रतूड़ी, 

प्रमुख सचिव, वित्त । 
वित्त अनुभाग - 9 

अधिसूचना 

28 जनवरी , 2013 ई० 
संख्या 58 / XXVII( 9 ) / 2013 / स्टाम्प - 09 / 2009 - RTI - सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 ( अधिनियम संख्या 
22 वर्ष , 2005 ) की धारा 5 व धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्टाम्प एवं 
रजिस्ट्रेशन तथा मनोरंजन कर विभाग के शासन स्तर हेतु निम्नलिखित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना 
अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय 
अधिकारी के रूप में अधिसूचित / नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र0 सं0 लोक प्राधिकारी इकाई 

लोक सूचना अधिकारी 

अपीलीय अधिकारी 
1. वित्त विभाग ( स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन श्री विक्रम सिंह राणा , 

श्री प्रदीप सिंह रावत , 
तथा मनोरंजन कर ) 

अनु सचिव, वित्त अनुभाग - 9 संयुक्त सचिव , वित्त अनुभाग - 9 


2. उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम , 
2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये पर्णरूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेत उन्हें कोई 
अतिरिक्त वेतन , भत्ते आदि देय नहीं होंगे । 

आज्ञा से , 


राधा रतूड़ी, 

प्रमुख सचिव । 
चिकित्सा अनुभाग - 2 

अधिसूचना 

पदोन्नति 

30 जनवरी, 2013 ई० 
संख्या 67 / XXVIII - 2 / 01 (76) 2006 - उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक ( वेतनमान, वेतन 
बैण्ड - 4, ₹ 37, 400 - 67 ,000, ग्रेड वेतन ₹ 10 ,000 ) के पद पर कार्यरत डा0 योगेश चन्द्र शर्मा को नियमित चयनोपरान्त , 
कार्यरत महानिदेशक की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 01. 02. 2013 से उपलब्ध होने वाली रिक्ति के सापेक्ष 
तत्पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर वेतनमान, 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 30 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 09, 1935 शक सम्वत् ) 


101 


वेतन बैण्ड – 4, ₹ 37,400 - 67,000, ग्रेड वेतन ₹ 12,000, पुनरीक्षित वेतनमान HAG 67, 000 (3% वार्षिक वेतन वृद्धि ) ₹ 79,000 
में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2. डा0 योगेश चन्द्र शर्मा, पदोन्नत महानिदेशक को नियमानुसार 06 माह की परिवीक्षा पर रखा जाता है । 


आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी, 

प्रमुख सचिव । 


न्याय अनुभाग - 1 


अधिसूचना 

नियुक्ति 

14 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 02 / नो0 - एल0 / xxxvi(1) / 2013 - 10 नो0 एल0 / 2009 - नोटरी अधिनियम , 1952 ( अधिनियम संख्या -53 , 
सन् 1952 ) की धारा - 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 
14 - 02 - 2013 से पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील रामनगर के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और 
नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , यह भी निदेश देते हैं कि 
श्री राजेश शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 

आज्ञा से , 


डी0पी0 गैरोला, 

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी। 
In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 02 No - L/ xxxvi( 1)/ 2013- 10 No - L/ 2009, 
dated February 14, 2013 : 


NOTIFICATION 
APPOINTMENT 


February 14, 2013 
No . 02 No- L /xxxvi( 1)/2013 - 10 No- L /2009 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries 
Act, 1952 (Act No. 53 of 1952 ), the Governor is pleased to appoint Shri Rajesh Sharma, Advocate as Notary for a 
period of five years with effect from 14 .02 .2013 for Tehsil Ramnagar, District Nainital and in exercise of the powers 
conferred by sub - rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Shri Rajesh Sharma be 
entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 


D. P. GAIROLA, 
PrincipalSecretary -cum -L . R . 


102 


उत्तराखण्ड गजट , 30 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 09, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग - 1 

विज्ञप्ति / संशोधन 

19 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 1304 / X - 1 - 2013 – 4( 20 ) / 2010 – भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 
01 . 01. 2005 से चयन श्रेणी वेतनमान , ₹ 14, 300 - 400 - 18,300 में पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

1. श्री एस0 एम0 जोशी (1992 ) 
2. श्री भुवन चन्द्र ( 1992) 

3. श्री डी0एन0 सेमवाल (1992 ) 
2. शासन की विज्ञप्ति संख्या 1394 / दस - 1 - 2009, दिनांक 10 .11. 2009, इस सीमा तक संशोधित समझी 
जायेगी । 


आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी , 

प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग - 1 


कार्यालय - ज्ञाप 


21 फरवरी, 2013 ई० 


संख्या 467 / XX (1) - 2013 - 3(19) 2007 - अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि “ उत्तराखण्ड 
पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम 25 के अन्तर्गत निम्नलिखित , प्रोन्नत पुलिस उपाधिक्षकों को उनके नाम के 
सम्मुख अंकित तिथि से प्रान्तीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड में स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र0 सं0 नाम अधिकारी 

स्थायीकरण किये जाने की तिथि 
श्री हरीश चन्द्र सती 

04.05. 2009 
2. श्री प्रताप सिंह पांगती 

31 .01. 2011 
3. श्री सत्यवीर सिंह 

03.02. 2011 
श्री गोविन्दबल्लभ पाण्डे 

29 .08. 2011 


आज्ञा से , 


विनीता कुमार, 
प्रमुख सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 30 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 09, 1935 शक सम्वत् ) 


103 


गृह अनुभाग - 1 

अधिसूचना 

25 फरवरी , 2013 ई० 
संख्या 587 / XX ( 1 ) - 2013 - 9 (14 ) 2012 -दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( अधिनियम संख्या 25 , 
वर्ष 1946 ) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार, उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , एतद्द्वारा थाना कनखल, जनपद 
हरिद्वार , उत्तराखण्ड में धारा 365 , भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 234 / 2012 के अन्वेषण तथा 
उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या संबंधित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए 
अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य 
में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं । 

In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) Of Article 348 of the Constitutio of India, the Governor is 
pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 587/XX ( 1)- 2013 - 9 (14 )2012 , 
dated February 25 , 2013 for general information : 

NOTIFICATION 


February 25 , 2013 
No . No . 587 /XX ( 1)- 2013 -9 ( 14 )2012 -- In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi SpecialPolice 
Establishment Act, 1946 ( ActNo . 25 of 1946 ), the Governor of State ofUttarakhand is pleased to accord consent 
to the extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi SpecialPolice Establishmentto the whole 
of the State ofUttarakhand for the investigation of case Crime No. 234 /2012 u /s 365 IPC registered at Police Station 
Kankhal, Hardwar, Uttarakhand and attempts , abetment and conspiracy in relation to or in connection with the 
above mentioned offence and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or/ and 
arising out of the same facts of the said case . 

अधिसूचना 

28 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 628 / XX ( 1 ) - 2013 - 9 ( 03 ) 2013 - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( अधिनियम संख्या 25 , 
वर्ष 1946 ) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार, उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , एतद्वारा श्री जय प्रकाश रोहेला 
पुत्र स्व0 बबली रोहेला, निवासी शामली, थाना शामली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था 
को क्षति पहुँचाने की दृष्टि से स्थापित पाकिस्तान आधारित संचार तंत्र में काम करने संबंधी अपराध के लिए थाना 
रुड़की, जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड में धारा 420, 467 , 468 , 471 , 120 बी , भा0द0वि0 तथा धारा 74 आईटी एक्ट के 
अन्तर्गत पंजीकृत वाद मुख्य अपराध संख्या 29 / 2013 के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या संबंधित प्रयासों 
दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी 
अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों 
की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं । 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश तथा उनकी ओर से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


In pursuance of the provisions ofclause (3 ) of Article 348 of the Constitutio of India , the Governor is pleased to order 
the publication of following English Translation of Notification No .628 /XX (1 )- 2013 - 9 ( 03 ) 2013 , dated February 28 , 
2013 for general information : 

NOTIFICATION 

February 28 , 2013 
No. 628 /XX ( 1)- 2013 - 9 (03 ) 2013 - In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police 
Establishment Act, 1946 ( Act No . 25 of 1946 ), the Governor of State of Uttarakhand is pleased to accord consent 


104 


उत्तराखण्ड गजट, 30 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 09 , 1935 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


to the extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole 
of the State of Uttarakhand for theinvestigation of case Crime No. 29/ 2013 u/s 420 , 467 , 468, 471 , 120BIPC and 
u /s 74 IT Act registered at Police Station Roorkee, Hardwar,Uttarakhand , against Shri JaiPrakash Ruhela S /o Late 
Babli Ruhela , R /o Shamli, Police Station Shamli, Distt. Muzaffarnagar, Uttar Pradesh , for his involvement in the 
Pakistan based Network designed with the intention of damaging Indian economy and attempts , abetment and 
conspiracy in relation to or in connection with the above mentioned offence and any other offence or offences 
committed in the course of the same transaction or /and arising out of the same facts of the said case . 

By Order and in the name of the Governor of Uttarkakhand, 


OM PRAKASH, 
Principal Secretary , Home. 


गृह विभाग 

अधिसूचना 

26 फरवरी, 2012 ई० 
संख्या 535 / 13 / XX - 2 / 56 / सुरक्षा / 2007 - श्री राज्यपाल महोदय, निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन), 
अधिनियम , 2005 ( अधिनियम संख्या 29, वर्ष 2005) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
एजेन्सियों के लिए राज्य की आदर्श नियमावली, 2009 के प्रयोजन हेतु श्री मंजुल कुमार जोशी, अपर सचिव, गृह विभाग , 
उत्तराखण्ड शासन को नियंत्रक प्राधिकारी नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

___ 2. इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1040 / XX - 2 / 2011 / 56 / सुरक्षा / 2007, दिनांक 03 मई , 
2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग - 3 

अधिसूचना 

26 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 116 / X - 3 - 13 - 8( 27 ) / 2002 टी0सी0 - उत्तराखण्ड वन विकास निगम के 03 वर्ष हेतु चयनित 
महानुभाव अशासकीय सदस्य नाम निर्दिष्ट एवं नियुक्त किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या 756 / X - 3 - 13 - 8 ( 27 ) / 2002 
टी0सी0 , दिनांक 07 नवम्बर , 2012 में नामित सदस्य श्री बब्बू खान , ऊधमसिंह नगर , जनपद ऊधमसिंह नगर अंकित हो 

क नाम व पता श्री शाकिर अली बब्ब खान पुत्र स्व0 कल्वे अली खान , ग्राम बघौरी, 
सितारगंज, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड है । 

2. अतः, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के 03 वर्ष हेतु चयनित महानुभाव अशासकीय सदस्य नामित किये जाने 
विषयक अधिसूचना संख्या 756 / X - 3 - 13 - 8 ( 27) / 2002 टी0सी0 , दिनांक 07 नवम्बर, 2012 में श्री बब्बू खान के 
स्थान पर श्री शाकिर अली बब्बू खान पढ़ा जाय । 

3. उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । अधिसूचना की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी । 


एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 30 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 09, 1935 शक सम्वत् ) 


105 


औद्योगिक विकास अनुभाग 

कार्यालय ज्ञाप 

28 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 425 / VII - 1 - 13 / 43 - रिट / 2012 - भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून 
में भूवैज्ञानिक शाखा में उप निदेशक / भूवैज्ञानिक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री अनिल कुमार को कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से भूवैज्ञानिक शाखा में संयुक्त निदेशक (भूवैज्ञानिक ) के पद पर वेतनमान ₹ 15,600 - 39, 100 , 
ग्रेड पे ₹ 7, 600 में नियमित रूप से पदोन्नत करते हुये भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड , 
देहरादून में तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

____ 2. उपरोक्त संयुक्त निदेशक ( भूविज्ञान) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 ( दो ) वर्ष की परिवीक्षा 
अवधि पर रखा जाता है । 

आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 

प्रमुख सचिव । 
पेयजल अनुभाग - 1 

नियुक्ति 

विज्ञप्ति 

05 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 103 / उन्तीस ( 1) / 2013 - (36 अधि0 ) / 2005 - उत्तराखण्ड राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, 2007 के 
आधार पर सम्यक् रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पुनरीक्षित चयन संस्तुतियां लोक सेवा आयोग , उत्तराखण्ड के पत्र 
संख्या 168 / 03 / ई - 1 / 2004 - 05 , दिनांक 29.08. 2012, तद्क्रम में कार्मिक विभाग , उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 
889 / XXX( 2) / 2012 , दिनांक 24. 09.2012 के माध्यम से पेयजल विभाग को उपलब्ध करायी गयी है । लोक सेवा आयोग 
से प्राप्त अभ्यर्थियों की उपरोक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य 
परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा कराये जाने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर उत्तराखण्ड जल 
संस्थान में सहायक अभियन्ता (सिविल / विद्युत / यांत्रिक ) के पद वेतनमान ₹ 15,600 - 39, 100 , ग्रेड पे ₹ 5, 400 में 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 
क्र0 सं0 नाम 

पिता का नाम सिविल / विद्युत यांत्रिक तैनाती का स्थान 
___ 01 02 03 04 

05 
श्री ज्येष्ठ कुमार शर्मा श्री राकेश कुमार शर्मा विद्युत / यांत्रिक 

पिथौरागढ़ 
श्री रवि शंकर लोशाली श्री मोहन चन्द्र लोशाली सिविल 

हल्द्वानी 
03 श्री अभिषेक कुमार वर्मा श्री महेश चन्द्र विद्युत / यांत्रिक 

बागेश्वर 
श्री लक्ष्मी चन्द रमोला श्री पूरन चन्द रमोला सिविल 

हरिद्वार 
श्री आशीष भट्ट श्री एस0 पी0 भट्ट विद्युत / यांत्रिक 

टिहरी 
श्री सतीश चन्द्र नौटियाल श्री तेजराम नौटियाल सिविल 

कोटद्वार 


2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतया औपबन्धिक तथा अस्थाई हैं तथा अभ्यर्थियों के चरित्र आरक्षित वर्ग के 
अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण - पत्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति स्वतः 
ही निरस्त हो जाएगी । इस सम्बन्ध में वे किसी भी मा० न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे । 


106 


उत्तराखण्ड गजट , 30 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 09 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


3. ये नियुक्तियां मा0 उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 213 / 2011 , राजीव मिश्रा बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य एवं रिट याचिका संख्या 297 / एस0बी0 / 2012 , सतीश चन्द्र नौटियाल एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक 
सेवा आयोग तथा रिट याचिका संख्या 115 / 2012, अभिषेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका 
संख्या 114 / 2012, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 85 / एस0बी0 / 2011, प्रवेश कुमार 
बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या 363 / एस0बी0 / 2011, नरेश पाल सिंह बनाम 
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन होगी । 

4. सम्बन्धित अभ्यर्थी 15 दिन के अन्दर मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान , नेहरू कालोनी, देहरादून 
के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे मुख्य महाप्रबन्धक के कार्यालय में इन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 
तत्पश्चात् मुख्य महाप्रबन्धक उन्हें तैनाती के स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे । 

5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर से अपने चल / अचल 
सम्पत्ति का विवरण तथा एक से अधिक जीवित पत्नी / पति न होने का घोषणा - पत्र / शपथ - पत्र अवश्य उपलब्ध 
करायेंगे । 

6. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने होंगे : 
( क ) शैक्षिक योग्यता, आयु , डिप्लोमा / डिग्री एवं जाति प्रमाण - पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां (किसी राजपत्रित 

अधिकारी से ) । 
( ख ) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित 

हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों , द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र । 
( ग ) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र , जाति प्रमाण - पत्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन में उन्हें 

सरकारी सेवा में उपयुक्त नहीं पाया जाता है , तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जाएगी । 


7 . सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता देय नहीं होगा । 


आज्ञा से , 


एस0 राजू, 
प्रमुख सचिव । 


सूचना अनुभाग 
विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

19 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 192 / XXII / 2013 - 1( 15) 2005 - सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत फोटो / फिल्म 
अधिकारी, वेतनमान ₹ 9, 300 - 34, 800 , ग्रेड पे ₹4, 200 में कार्यरत श्री भगत सिंह रावत को नियमित चयनोपरान्त 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक (तकनीकी) के पद पर वेतनमान ₹ 15, 600 - 39, 100, ग्रेड पे ₹ 5,400 
में प्रोन्नति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
2. यह पदोन्नति अन्तिम आवंटन के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने के अधीन होगी । 

आज्ञा से , 


एम0 एच0 खान, 

सचिव । 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट , 30 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 09, 1935 शक सम्वत् ) 

107 
सिंचाई अनुभाग 

शुद्धि - पत्र 

01 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 661 / || - 2013 - 01 (18 ) / 2011 - कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल ) से सहायक 
अभियन्ता (सिविल ) के पद पर पदोन्नति विषयक विज्ञप्ति / प्रोन्नति संख्या 204 / || - 2013 - 01 (18 ) / 2011 , दिनांक 
30. 01. 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त विज्ञप्ति / प्रोन्नति आदेश में प्रस्तर - 3 के बाद प्रस्तर - 4 निम्नवत 
जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

2. विज्ञप्ति / प्रोन्नति संख्या 204 / | - 2013 - 01 (18) / 2011, दिनांक 30. 01. 2013 को उपरोक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाय । 

3. विज्ञप्ति / प्रोन्नति संख्या 204 / || - 2013 - 01 (18) / 2011, दिनांक 30 . 01. 2013 के अन्य प्राविधान एवं शर्ते 
पूर्ववत् रहेंगी। 

4. उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 1782 (एस०एस०) / 2012, अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य व 
6 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयाधीन रहेंगी । 


आज्ञा से , 


सुबर्द्धन , 
सचिव । 


कार्मिक अनुभाग - 1 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

01 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 186 / XXX - 1 - 2013 - 25 ( 60 ) / 2002 – भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को 
उनके नाम के सम्मुख कॉलम - 3 में अंकित तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन श्रेणी वेतनमान 
₹ 37 ,400 - 67 ,00 + ग्रेड पे ₹ 8, 700 में नियुक्त किया जाता है : 
क्रमांक अधिकारी का नाम 

अनुमन्यता की तिथि 


2 


01.01. 2012 


01. 01. 2012 


श्री सी०एम०एस० बिष्ट - 1999 
श्री प्रयाग सिंह जंगपांगी - 1999 
श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल - 2000 
डा0 मोहन चन्द्र जोशी - 2000 


01. 01. 2013 


01.01 . 2013 


भास्करानन्द , 

सचिव । 


वित्त अनुभाग - 8 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

04 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 178 / 2013 / 32 (100 ) / XXVII ( 8) / 01 - तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड के 
अन्तर्गत चयन वर्ष 2011 - 12 में वाणिज्य कर अधिकारी, वेतनमान ₹ 9, 300 - 34 , 800 + ग्रेड वेतन ₹ 4,600 के रिक्त पदों 


108 


उत्तराखण्ड गजट , 30 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 09, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 429 / 13 / डी0पी0सी0 / ई - 1 / 2012 - 13, दिनांक 
14.02. 2013 के माध्यम से प्राप्त संस्तुतियों के अनुसार नियमित चयनोपरान्त निम्नांकित कार्मिकों को पदोन्नत करते हुये 
नियमानुसार दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है : 
क्र0 सं0 नाम सर्वश्री 

अभ्युक्ति 


श्री महेन्द्र पाल सिंह 


श्री प्रदीप अग्रवाल 


श्री जी0एस0 गुसांई 


श्री बसन्त वल्लभ पाठक 


श्री खेम सिंह बगडवाल 


श्री पान सिंह बिष्ट 


श्री त्रिवेणी राम 


श्री जगदीश बिष्ट 


श्रीमती साधना रावत 


श्री अनिल कुमार अरोड़ा 


श्री अनिल कुमार शर्मा 


श्री जी0एस0 डसीला 


श्रीमती रेनू जोशी 


श्रीमती अंजू सेमवाल 


श्री वीरेन्द्र कुमार चन्दोला 


क्र0 सं0 - 3 पर अंकित कार्मिक श्री जी0एस0 गुसाई की सेवानिवृत्ति 
के फलस्वरूप दिनांक 01.02. 2012 को घटित रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नत 


श्रीमती विदुषी साहनी 


श्री वेद प्रकाश यादव 


श्री डी0एस0 भौर्याल 


श्री विमलेश कुमार शर्मा 


2. उक्त पदोन्नति आदेश में अधिकारियों के क्रम का ज्येष्ठता से कोई संबंध नहीं है । 

3. विभागीय एवं राजस्व हित में उक्त अधिकारियों की तैनाती के संबंध में आयुक्त कर , उत्तराखण्ड को 
अधिकृत भी किया जाता है । 

डी0एस0 गाल , 

सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 30 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 09 , 1935 शक सम्वत् ) 


109 


कार्मिक अनुभाग - 1 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

20 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 214 / XXX - 1 - 2013 - 12(04 ) / 05 - भारतीय प्रशासनिक सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के कतिपय अधिकारियों 
की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या 
1712 / xxx - 1 - 2013 - 12(04) / 05, दिनांक 27 . 11. 2012 में अंकित तालिका के क्रमांक 02 के कॉलम 04 में श्रीमती 
विनीता कुमार, आई०ए०एस0 की सेवानिवृत्ति की तिथि 30. 04. 2013 के स्थान पर त्रुटिवश 31.04. 2013 टंकित हो गयी । 

2. उक्त विज्ञप्ति में अंकित तालिका के क्रमांक 02 पर उल्लिखित अधिकारी श्रीमती विनीता कुमार, आई०ए०एस० 
की सेवानिवृत्ति की तिथि 31.04. 2013 के स्थान पर 30 .04. 2013 पढ़ी जाय । उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 27 .11. 2012 को 
उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । 


अरविन्द सिंह यांकी, 

अपर सचिव । 


गृह अनुभाग - 1 
प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

27 फरवरी, 2012 ई० 
संख्या 616 / XX - 1 / 2013 - 3( 18) 2004 टी0सी0 – अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि निरीक्षक 
से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु “ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित प्रोन्नति चयन 
समिति की बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2013 की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 
पुलिस निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक वेतनमान (पे बैंड ₹9,300 - 34,800, ग्रेड पे ₹ 4,600) से पुलिस उपाधीक्षक , कनिष्ठ 
वेतनमान ( पे बैंड ₹ 15,600 - 39,100 , ग्रेड पे ₹ 5,400 ) में एतदद्वारा पदोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है : 

चयन वर्ष 2011 - 2012 
क्र0 सं0 ज्येष्ठता क्रमांक नाम सर्वश्री 

अभ्युक्ति 
राजेन्द्र सिंह यांकी 
मुन्ना लाल चौहान 


।। 


। 


महिपाल सिंह पाल 


। 


चयन वर्ष 2012 - 2013 


क्र0 सं0 


ज्येष्ठता क्रमांक 


नाम सर्वश्री 


अभ्युक्ति 


01 . 


जौहरी लाल 


दिनांक 31 मार्च, 2013 को सेवानिवृत्ति होंगे 


प्रताप सिंह चौहान 
जगदीश चन्द्र यादव 


श्री जौहरी लाल ( ज्येष्ठता क्रमांक 04 ) के दिनांक 
31 मार्च, 2013 को अधिवर्षता आयु ग्रहण कर, सेवानिवृत्ति 
के फलस्वरूप घटित परिणामी रिक्ति के सापेक्ष चयनित 


2. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 
1482 (S . S.) / 2012, जौहरी लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 

मंजुल कुमार जोशी, 

अपर सचिव । 
पी०एस०यू० ( आर०ई०) 13 हिन्दी गजट / 157 – भाग 1 - 2013 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 30 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 09, 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


ज्यपाल 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

February 26 , 2013 
No . 22 /UHC /Admin . A / 2013 --Hon ble Shri Justice Alok Singh ,has assumed charge ofoffice of Judge 
of the Uttarakhand High Court on 26st February, 2013 at 10 . 15 A. M. vide Notification No . K . 11017/ 01 / 
2013- US.I, dated 14.02. 2013 issued by Government of India, Ministry of Law & Justice ( Department of 
Justice ). 

Sd/ 
RAM SINGH , 
Registrar General. 


March 01 , 2013 


No . 26 /UHC / Admin . A / 2013 -- In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences (Trialby Special JudicialMagistrates) Rules , 1997 
( as applicable to Uttarakhand ) and pursuantto letter no. 150 /XXX - 1 / 2013- 26 ( 1) 2003 , dated 08 -02- 2013 issued 
by Departmentof Personnel Section - 1 , Government of Uttarakhand , SriMahesh Chandra Sharma, a retired 
H . J. S . officer, is appointed as Special JudicialMagistrate at Roorkee , District Hardwar to try the cases under 
section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of the 
post i. e. 28 .02 .2014 or till the abolition of the post, whichever is earlier, on the pay drawn by him at the time 
of retirement, less the amount of pension drawn by him before commutation . 


83 - ख 


B 


u g 


OTC , 30 HID , 2013 $ o da 09 , 1935 91 Haa ) 


[ATT 1 - 


March 01, 2013 


No. 27 /UHC /Admin .A / 2013 -- In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences ( Trialby Special JudicialMagistrates) Rules , 1997 
(as applicable to Uttarakhand) and pursuant to letter no . 150 /XXX - 1/2013-26 (1 )2003, dated 08 -02 - 2013 issued 
by Department of Personnel Section - 1 , Government of Uttarakhand , Sri Gyan Prakash II , a retired H .J. S . 
officer, is appointed as Special JudicialMagistrate at Dehradun to try the cases under section 138 ofNegotiable 
Instruments Act, 1881 from the date oftaking over charge till continuance of the post i.e . 28 . 02 . 2014 or till the 
abolition of the post, whichever is earlier, on the pay drawn by him at the time of retirement, less the amount 
of pension drawn by him before commutation . 


March 01, 2013 


No . 28 /UHC /Admin . A / 2013 --In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences ( Trial by Special JudicialMagistrates ) Rules , 1997 
(as applicable to Uttarakhand) and pursuant to letter no. 150 /XXX -1 /2013 - 26 ( 1)2003 , dated 08 -02 - 2013 issued 
by Department of Personnel Section - 1 , Government ofUttarakhand, Sri Subhash Chandra , a retired H . J. S . 
officer, is appointed as Special JudicialMagistrate at Hardwar to try the cases under section 138 ofNegotiable 
Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of the post i.e . 28 .02. 2014 or till the 
abolition of the post, whichever is earlier, on the pay drawn by him at the time of retirement, less the amount 
of pension drawn by him before commutation . 


March 01, 2013 


No . 29 /UHC /Admin . A / 2013 --In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences (Trialby Special Judicial Magistrates) Rules, 1997 
(as applicable to Uttarakhand ) and pursuant to letter no . 150 /XXX - 1/2013 - 26 (1 )2003 , dated 08 -02 - 2013 issued 
by Department of Personnel Section - 1 , Government of Uttarakhand, SriNarendra Kumar Jain , a retired H . J . S . 
officer, is appointed as Special JudicialMagistrate at Dehradun to try the cases under section 138 ofNegotiable 
Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of the post i.e . 28 . 02 .2014 or till the 
abolition of the post,whichever is earlier, on the pay drawn by him at the time of retirement, less the amount 
of pension drawn by him before commutation . 


March 01, 2013 


No. 30 /UHC /Admin .A / 2013 -- In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences ( Trialby Special Judicial Magistrates ) Rules, 1997 
(as applicable to Uttarakhand) and pursuant to letter no . 150 /XXX - 1/2013- 26 (1 ) 2003 , dated 08 -02 - 2013 issued 
by Department of Personnel Section - 1 , Government of Uttarakhand , Sri Aditya Prasad Chauhan , a retired 
H .J.S . officer, is appointed as Special JudicialMagistrate at Rudrapur ( Distt. Udham Singh Nagar) to try the 
cases under section 138 ofNegotiable Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance 
of the post i.e . 28 . 02 . 2014 or till the abolition of the post,whichever is earlier, on the pay drawn by him at the 
time of retirement, less the amount of pension drawn by him before commutation . 


TIVI 1 - 6] 


B 


US TOT, 30 HIT , 2013 ļo ga 09 , 1935 9 


Haa ) 


85 


March 01, 2013 


No. 31 /UHC /Admin .A / 2013 -- In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences ( Trialby Special JudicialMagistrates) Rules , 1997 
(as applicable to Uttarakhand) and pursuant to letter no . 150 /XXX - 1/2013-26 (1 )2003, dated 08 -02 - 2013 issued 
by Department of Personnel Section - 1 , Government of Uttarakhand , Sri Ashok Kumar-IV , a retired H .J. S . 
officer, is appointed as Special JudicialMagistrate at Dehradun to try the cases under section 138 ofNegotiable 
Instruments Act, 1881 from the date oftaking over charge till continuance of the post i.e . 28 . 02 . 2014 or till the 
abolition of the post, whichever is earlier, on the pay drawn by him at the time of retirement, less the amount 
of pension drawn by him before commutation . 


March 01, 2013 


No . 32 /UHC /Admin . A / 2013 -- In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates ) Rules , 1997 
( as applicable to Uttarakhand ) and pursuant to letter no. 150 /XXX - 1/ 2013 - 26 ( 1) 2003 , dated 08 -02 - 2013 issued 
by Departmentof Personnel Section - 1, Government of Uttarakhand , Sri Rajendra Singh - II, a retired H .J. S . 
officer , is appointed as Special JudicialMagistrate atKashipur (Distt. Udham Singh Nagar ) to try the cases 
under section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of 
the post i. e . 28 . 02 . 2014 or till the abolition of the post, whichever is earlier, on the pay drawn by him at the 
time of retirement, less the amount of pension drawn by him before commutation . 


March 01, 2013 


No. 33 /UHC / Admin . A /2013 -- In exercise ofpowers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences (Trialby Special JudicialMagistrates) Rules, 1997 
(as applicable to Uttarakhand ) and pursuant to letter no . 150 /XXX - 1/2013- 26 (1 ) 2003 , dated 08 -02 - 2013 issued 
by Department ofPersonnel Section - 1 ,Government ofUttarakhand , Sri Satan LalRajvanshi, a retired H . J. S . 
officer, is appointed as Special Judicial Magistrate at Rishikesh (Distt. Dehradun ) to try the cases under 
section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of the 
post i.e . 28 . 02 . 2014 or till the abolition of the post, whichever is earlier, on the pay drawn by him at the time 
of retirement, less the amount of pension drawn by him before commutation . 


March 01, 2013 


No . 34 /UHC /Admin . A / 2013 --In exercise of powers conferred under section 13 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 read with Uttar Pradesh Petty Offences (Trialby Special Judicial Magistrates) Rules, 1997 
(as applicable to Uttarakhand) and pursuant to letter no. 150 /XXX -1 /2013 - 26 ( 1)2003 , dated 08 -02 - 2013 issued 
by Department of Personnel Section - 1 , Government of Uttarakhand, Sri Girraj Singh Dubey, a retired H . J. S . 
officer, is appointed as Special JudicialMagistrate atHaldwani (Distt. Nainital) to try the cases under section 
138 of Negotiable Instruments Act, 1881 from the date of taking over charge till continuance of the post i.e . 
28 .02 . 2014 or till the abolition of the post, whichever is earlier, on the pay drawn by him at the time of 
retirement, less the amount of pension drawn by him before commutation . 


By Order of the Court, 


Sd / 


RAM SINGH , 


RegistrarGeneral. 


86 


3dTqU TUC, 30 HT , 2013 go ( đa 09, 1935 916 Nga ) 


[ATT 1 


March 02 , 2013 
No. 35 /UHC /Admin . A / 2013-- In exercise of powers conferred by Article 227 (2 ) of the Constitution of 
India , the High Court of Uttarakhand, Naintal with the approval of the Governor ofUttarakhand , is pleased to 
make the following amendments in General Rules ( Civil), 1957 and General Rules ( Criminal), 1977 (applicable 
to Uttarakhand under U . P . Reorganization Act, 2000 ) :- - 

AMENDMENTS IN GENERAL RULES (CIVIL ), 1957 
1 . In General Rules ( Civil), 1957 as applicable to the State of Uttarakhand and herein after referred 
as the " said Rules" -- 

(a ) the words " Civil Judge ” , “ Additional Civil Judge” , “ Munsif” and “ Additional Munsif” 

wherever appearing in the said Rules shall be read as " Civil Judge (Senior Division )” , 
“ Additional Civil Judge (Senior Division )” , “ Civil Judge ( Junior Division )” and 

“ Additional Civil Judge (Junior Division )” respectively ; 
(b ) The phrase " High Court" wherever appearing in the said Rules shallmean “ High Court of 

Uttarakhand at Nainital” ; 
(c ) the word “ State ” wherever appearing in the said Rules shallmean “ State of Uttarakhand” . 
2 . In the Rule - 10 of the said Rules - - 
(a ) Para -3 shall be substituted by the following :-- 

“ District Judges shall be in the court building not later than 10 :00 a .m . and shall 
sit in the Court at the latest by 10 : 30 a . m . for judicial work . If administrative work 

remains unfinished by 10 : 30 a .m ., it may be done after 04 : 00 p . m ." . 
(b ) Para -4 of Rule 10 of said Rules shall be deleted . 
3 . In Rule 28 of the said Rules, the following proviso is to be added :-- 

" Provided that written arguments filed by either party under Order XVIII Rule 2 ( 3 - A ) 
Code of Civil Procedure , 1908 (as amended in 2002) , shall be placed on record ” ; 
4 . Rule 112 of the said Rules shall be substituted by following Rule :-- 

“ 112 . Processes for service by foreign countries.-- A process meant for service 
in foreign or commonwealth countries shall be sent to Ministry of Law and Justice through 
High Court in accordance with Circular No. T. 4410 / 14 / 2006 , dated 30 . 04 . 2010 issued by 
Ministry of External Affairs , Government of India , New Delhi.” 

" Provided that where in a foreign territory Political Agent has been appointed or Court has 
been established in accordance with Order V , Rule 26 , the process can also be sent direct by 

registered post or otherwise to such Political Agent or Court for service ." 

5 . Existing Rule 122 of the said Rules shall be re - numbered as “ 122A " and before it the following 
Rule 122 shall be added as following :-- 

" 122 --Mode of Service - - 
i. Every summon or process may be served on the defendant or opposite party by 

adopting modes/means as provided in Order V Rule 9 of Code of Civil Procedure , 

1908 (as amended ). 
ii. In case of service of summons or process by registered post acknowledgementdue , 

declaration as to due service may be made in accordance with the provision of 

Order 5 Rule 9 (5 ) of Code of Civil Procedure , 1908 . 
iii . Mode of e -mail service for effecting service of processes should be adopted only 

when the Court is satisfied that opposite party /defendant has a valid and existing 
e -mail address .” 


PTT 1 - ] 


BiRIQUE TOT , 30 HIM , 2013 og 09 , 1935 T5 Hoa ) 


87 


AMENDMENTS IN GENERAL RULES (CRIMINAL ), 1977 


1 . In General Rules (Criminal), 1977 applicable to the State of Uttarakhand and herein after referred 
as the " said Rules" -- 

(a ) the phrase " High Court " wherever appearing in the said Rules shall mean " High Court of 

Uttarakhand at Nainital” ; 
(b ) The word “ State " wherever appearing in the said Rules shallmean " State of Uttarakhand" . 
2 . Rule 16 of the said Rules , shall be substituted with the following :-- 

“ No legal process of any kind shall be sent for execution in a foreign country , 
including any Commonwealth country, except through the High Court and to the Ministry 
of Home Affairs , Government of India in accordance with Circular No . T.4410 / 14 / 2006 , 
dated 30 -04 - 2010 issued by Ministry of External Affairs , Government of India ." 


These amendments will come into force with immediate effect . 


By Order of the Court, 

Sd / 
RAM SINGH , 
Registrar General. 


HANDING OVER CHARGE CERTIFICATE 


February 25 , 2013 
No . 737 /Admin . A -UHC / 2013 -- CERTIFIED that for proceeding on earned leave , the charge of the 
Office of RegistrarGeneral, High Court of Uttarakhand , Nainital is transferred vide order dated 31. 12 . 2012 , 
passed by Hon ble the Chief Justice , as denoted herein , in the afternoon of 08 .02 . 2013 . 

RAM SINGH , 

Relieved Officer 
Countersigned 

(Illegible ) 
Registrar ( Judicial), 
High Court of Uttarakhand , 

Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 
(On earned leave taking over) 

February 25, 2013 
No. 736 /Admin .(A )-UHC /2013 --CERTIFIED that the Office of the Registrar General, High Court of 
Uttarakhand at Nainital, was transferred vide High Court ofUttarakhand order dated 31 . 12. 2012 as herein 
denoted in the forenoon of 25th February 2012 . 

RAM SINGH , 
Relieved Officer 

Relieving Officer. 
Countersigned 


(NARENDRA DUTT ) 

Registrar (Judicial), 
High Court of Uttarakhand , 

Nainital. 
MohoYO (3100) 13 ftTT/ 157 – HT 1 - 07 – 2013 (prace / f 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


) 


